THAN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1940 ( श० ) 


संख्या - 90 राँची, मंगलवार, 


29 जनवरी, 2019 (ई० ) 


परिवहन विभाग 
( सड़क सुरक्षा ) 


अधिसूचना 
23 जनवरी , 2019 


पत्रांक - परि०वि०-(ससु०)-47/2018- 100 -- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , भारत 
सरकार , नई दिल्ली द्वारा देश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को 
सुदृढ़ बनाने हेतु केंद्रीय मोटरयान नियमावली , 1989 के नियम 104 में संशोधनोपरांत अधिसूचना 
सं०- 784 ( अ) दिनांक 12 नवम्बर , 2018 के माध्यम से सभी परिवहन यानों में निर्धारित मानक 
AIS : 090- 2005 के अनुरूप परावर्तक पट्टी ( Reflective Tape ) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है | 

उक्त अधिसूचना एवं केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 में निहित 
प्रावधानों के अलोक में झारखण्ड राज्य में परिचालित परिवहन यानों/ वाहनों में परावर्तक पट्टी 
( Reflective Tape ) लगाये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं : 
1. तिपहिया एवं मोटरसाइकिल से भिन्न 01 अप्रैल 2006 को और उसके पश्चात विनिर्मित प्रत्येक 

मोटरयान जिनमें ट्रेलर और अर्द्धट्रेलर भी सम्मिलित हैं , में उनके पीछे दो परावर्तक अर्थात 
दोनों सिरों पर एक - एक परावर्तक लगाया जायेगा | प्रत्येक मोटरसाइकिल में पीछे न्यूनतम 
एक लाल परावर्तक पट्टी लगायी जाएगी | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 29 जनवरी , 2019 
परन्तु यह कि निम्न वाहनों के सम्बन्ध में : 
(i) प्रवर्ग एन -1 तथा प्रवर्ग एन -2, 3.5 टन और उससे ऊपर किन्तु 7.5 टन कुल वाहन 
वज़न (GVW) जिन्हें 01 अप्रैल 2009 को या इसके पश्चात विनिर्मित किया गया है, बॉडी के 
चौड़ाई को क्रॉस करते हुए सामने एक श्वेत परावर्तक पट्टी और पीछे एक लाल परावर्तक पट्टी 
लगायी जाएगी | सामने व पीछे लगायी गयी पट्टी की चौड़ाई 20 मि० मी० से कम नहीं होगी 

और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63 ) के अधीन तत्स्दृश्य BIS 
विनिर्दिष्टीकरण के अधिसूचित किये जाने तक AIS: 090-2005 के संलग्नक 4, 5 एवं 6 की 
अपेक्षाओं के अनुरूप होगा | 
(ii ) प्रवर्ग एन -3 तथा प्रवर्ग एन-2, 7.5 टन कुल वज़न ( GVW) जिन्हें 01 अप्रैल 2009 को या 
इसके पश्चात विनिर्मित किया गया है , बॉडी के चौड़ाई को क्रॉस करते हए सामने एक श्वेत 
परावर्तक पट्टी लगायी जाएगी | सामने वाली परावर्तक पट्टी की चौड़ाई 50 मि० मी० से कम 
नहीं होगी और भारतीय भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन 
तत्स्दृश्य BIS विनिर्दिष्टीकरण के अधिसूचित किये जाने तक AIS:090- 2005 के संलग्नक 4, 5 
एवं 6 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा | 
(iii) ट्रेलर या अर्द्धट्रेलर और प्रवर्ग एन-2, 7.5 टन कुल वाहन वज़न ( Gvw) जिन्हें 
01 अप्रैल 2009 को या इसके पश्चात विनिर्मित किया गया है, पर पीछे तथा किनारे (पार्श्व) 
में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 ( 1986 का 63 ) के अधीन तत्स्दृश्य BIS 
विनिर्दिष्टीकरण के अधिसूचित किये जाने तक AIS:090 - 2005 के अनुसार परावर्तक रेखीय 
चिन्हांकन ( Reflective contour Marking) किया जायेगा , के अनुसार लगाये जायेंगे | 
(iv) प्रवर्ग एम - 2 तथा प्रवर्ग एम- 3 जिन्हें 01 अप्रैल 2009 को या इसके पश्चात विनिर्मित 
किया गया है, बॉडी के चौड़ाई को क्रॉस करते हुए सामने एक श्वेत परावर्तक पट्टी और पीछे 
एक लाल परावर्तक पट्टी लगायी जाएगी तथा एम- 3 प्रवर्ग के वाहनों के किनारे बॉडी की 
लम्बाई को क्रॉस करते हुए पीली परावर्तक पट्टी लगायी जाएगी | किन्तु इस प्रकार लगायी 
गयी परावर्तक पट्टी की चौड़ाई 50 मि० मी० से कम नहीं होगी और भारतीय मानक ब्यूरो 
अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्दृश्य BIS विनिर्दिष्टीकरण के अधिसूचित किये 

जाने तक AIS: 090- 2005 के संलग्नक 4, 5 एवं 6 के अनुसार होगी | 
2. वाहनों पर लगाये जाने वाले सभी परावर्तक पट्टी ( Reflective Tape ) AIS :090 -2005 के 

संलग्नक 4, 5 एवं 6 की अपेक्षा के अनुरूप मानक के होंगे और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 
1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेंसियों । अभिकरणों में से किसी अभिकरण द्वारा 
प्रमाणित होंगे | इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के परावर्तक पट्टी ( Reflective Tape ) मान्य 
नहीं होंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 29 जनवरी , 2019 


3 


3. उपरोक्त कंडिका 2 के अनुसार परावर्तक पट्टी ( Reflective Tape) निर्माता उन सभी कम्पनी जो 

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेंसियों 
| अभिकरणों में से किसी अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र साथ राज्य के अन्दर बिक्री हेतु 
राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष आवेदन समर्पित करेंगे, उन्हें समीक्षोपरांत विहित आवेदन 
शुल्क अदा करने पर बिक्री की अनुमति प्रदान की जाएगी | राज्य परिवहन आयुक्त , झारखण्ड 
से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये कोई भी परावर्तक पट्टी (Reflective Tape ) निर्माता कम्पनी 
/ एजेंसी राज्य के अन्दर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा | 


4. वाहनों के निबंधन एवं फिटनेस जाँच के समय सक्षम जाँच प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि 

वाहन में उपरोक्त वर्णित प्रकार से परावर्तक पट्टी ( Reflective Tape ) अनिवार्य रूप से लगाया 

गया है | 
5. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एतद् संबंधी समय- समय पर दिए गए निदेश का 

अनुपालन किया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रवीण कुमार टोप्पो, 
सरकार के सचिव 
परिवहन विभाग 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 90 -- 50 


